. 


रजिस्ट्री संडीएल - 33004/ 97 


REGD. NO. D . L.- 33004/ 97 


: 


15 . 


। 


भारतको राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


. 


. 


. . 


. 


भाग III -- खण्ड - 4 
PART III - Section - 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं - 23 ] 
No. 23 ] . 


नई दिल्ली, सोमवार , जून 9 , 1997 / ज्येष्ठ 19, 1919 
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 9 , 1997/JYAISTHA 19 , 1919 


पंजाब एण्ड सिंध बैंक 


( कार्मिक विभाग ) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 29 जून, 1997 


सं . पीएसबी / स्टाफ / डीएसी / 1997 : - बैंककारी कंपनी ( उपक्रमों का अर्जन और अंतरण ) अधिनियम 1980 ( 1980 का 40 ) की धारा 12 
की उपधारा ( 2 ) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब एण्ड सिंध बैंक का निदेशक मण्डल, भारतीय रिजर्वबैंक के परामर्श 
से और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से पंजाब एण्ड सिंध बैंक अधिकारी कर्मचारी ( अनुशासन एवं अपील ) विनियम 1981 में इसके अलावा संशोधन करने 
हेतु एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है , अर्थात् : 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 

( 1 ) इन विनियमों का नाम पंजाब एण्ड सिंध बैंक अधिकारी कर्मचारी ( अनुशासन एवं अपील ) संशोधन विनियम 1997 है । 
( 2 ) ये सरकारी गजट में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रवृत होंगे । 


2. पंजाब एण्ड सिंध बैंक अधिकारी कर्मचारी ( अनुशासन एवं अपील ) विनियम 1981 ( इसके पश्चात् से मुल विनियमों के रूप में जाना 
जाएगा ) के विसनियम 4 में " लघु शास्तियों " शीर्ष के अंतर्गत खण्ड ( ख ) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड को जोड़ा जाएगा, अर्थात् : 


( क ) " ( ङ) काल वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनत किए जाने की अवधि संचयी प्रभाव डाले बिना तथा अधिकारी की पेंशन पर प्रतिकूल 

प्रभाव डाले बिना 3 वर्षों से अधिक न हो " 


( ख ) " बड़ी शास्तियों " शीर्ष के अंतर्गत खण्ड ( E), ( च), ( छ ), ( ज ) को पुनः खण्ड ( छ ), ( ज ), ( झ ) और ( अ ) के रूप में पुनः 

संख्यांकित किया जाएगा । 


1451 GI/ 97. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


IPART III ---- SEC . 4 ] 


( ग ) पुनः संख्यांकित खण्ड ( छ ) से पहले निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-- 

" ( च ) ( ङ) में उपबन्धित को छोड़कर निर्दिष्ट अवधि हेतु काल वेतनमान के निम्नतर प्रक्रम पर आगे के निर्देशों सहित उपरोक्त अवनति 
का किया जाना कि अधिकारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतनवृद्धि पाएगा अथवा नहीं तथा क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर 
उसकी भावी वेतनवृद्धियों को आगे बढ़ाया जाएगा अथवा नहीं । " 


( घ ) पुन: संख्यांकित खण्ड ( छ ) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात् : 

" ( छ ) निम्नतर ग्रेड या पद पर अवनत किया जाना । " 


.. 3. मूल विनियमों के विनियम 6 के उप विनियम ( 1 ) में विनियम 4 के खण्ड ( ङ ), ( च ), ( छ ) तथा ( ज ) के शब्द कोष्ठकों तथा आंकड़ों हेतु 
विनियम 4 के खण्ड ( च ) ( छ ), ( ज), ( झ ) और ( अ ) के शब्दों, कोष्ठाकों और आंकड़ों को प्रतिस्थापित करें । 


4. . मूल विनियमों के विनियम 8 के उप विनियम ( 1 ) में विनियम 4 के खण्ड ( क ) से ( घ ) के शब्दों, कोष्ठकों तथा आंकड़ों हेतु विनियम 4 
के खण्ड ( क ) से ( ङ) के शब्दों, कोष्ठकों और आंकड़ों को प्रतिस्थापित करें । 


5. मूल विनियमों के विनियम 17 के उप विनियम ( II ) के प्रथम परन्तुक में विनियम 4 के खण्ड ( ङ), ( च ), ( छ ), और ( ज ) के शब्दों, 
कोष्ठकों और आंकड़ों हेतु विनियम 4 के खण्ड ( च), ( छ), ( ज ), ( झ), ( ब ) के शब्दों, कोष्ठकों और आंकड़ों को प्रतिस्थापित करें । 


6. मूल विनियमों के विनयम 18 के प्रथम परन्तुक में विनियम 4 के खण्ड ( ङ) , ( च ), ( छ ) अथवा ( ज ) के शब्दों, कोष्ठकों और आंकड़ों हेतु 
विनियम 4 के खण्ड ( च ), ( छ ), ( ज ) , ( श ) अथवा ( अ ) के शब्दों, कोष्ठकों और आंकड़ों को प्रतिस्थापित करें । 


गजेन्द्र सिंह, उप महा प्रबंधक ( कार्मिक ) 


PUNJAB & SIND BANK 
( Personnel Department ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 29th May , 1997 
No. PSB/ Staff/ DAC/1997 : - In exercise of the powers conferred by Section 19 read with sub -section ( 2) of Section 
12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act , 1980 (40 of 1980 ) the Board of Directors of 
PUNJAB & SIND BANK in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the CentralGovern 
ment hereby makes the following Regulations to amend further the PUNJAB & SIND BANK officer Employees (Discipline 
and Appeal) Regulations, 1981 namely: 


1. Short Title and Commencement : 

( 1) These Regulationsmay be called PUNJAB & SIND BANK officer Employees (Discipline and Appeal) ( Amend 

ment ) Regulations, 1997 . 
(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the officialGazette . 


2. In Regulations 4 of the PUNJAB & SIND BANK officer Employees (Discipline and Appeal) Regulatios 1981 
(hereinafter called as PrincipalRegulations) under theheading “ Minor penalties " after Clause (d), the following clause shall be 
inserted , namely : -- 


(a ) " (e) reduction to a lower stage in the time-scale of pay for a period not exceeding 3 years ,without cumulative 
effect and not adversey affecting the officers pension " 

(b ) Under the heading Major penalties” the Clauses (e), (f), (g) and (h) shall be re-numbered as Clause (g ), (h ), (i) 


| TT IIl - UE 4 ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( c ) before the re -numbered Clause ( g ) the following shall be inserted namely : 


" (f) save as provided for in ( e ) above reduction to a lower stage in the time- scale of pay for a specified period, with 
further directions as to whether or not the officer will earn increments of pay during the period of such reduction 
and whether on the expiry of such period the reduction will or will not have the effect of postponing the future 
increments of his pay" . 


(d ) For the re -numbered Clause (g) the followingmay be substituted namely :-- 

" (g ) reduction to a lower grade or post ”. 


3. In sub- regulation (1 ) of Regulation 6 of the PrincipalRegulations, for the words, brackets and figures " Clauses 
( c ), (f), (g ) and (h ) of Regualtion 4 the words, brackets and figures " Clauses (f), (g ), (h ), (i) and ( ) of Regulation 4 " may be 
substituted . 


4 . In sub - regulation (1 ) of Regulation 8 of the Principal Regulations for the words, brackets and figures " Clauses (a ) 
to (d ) of Regulation 4 ”, the words, brackets, and figures " Clauses (a ) to (e ) ofRegulation 4 may be substituted . 


5 . In the first proviso to sub - regulation ( ii ) of Regulation 17 of Principal Regulations, for the words, brackets, and 
figures " Clauses ( e ), (f), ( g ) and (h ) ofRgulation 4 " the words, brackets, and figures “ Clauses (f), (g ), (h ), (i) and ( ) ofRegula 
tion 4 " may be substituted. 


6 . In the first proviso to Regulation 18 of Principal Regulations for the words, brackets , and figures " Clauses (O ), (t), 
(g ) or (h ) of Regulation 4 " the words, brackets , and figures " Clauses (f), (g ), (h ), (i) or ( ) of Regulation 4 " may 
be substituted . 

GAJINDAR SINGH , Dy. Gen .Manager (Personnel ) 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapurl, Now Delhi- 110064 


